रजिस्ट्री सं. डी. एल.-- 33002/ 99 


REGISTEREDNo. D . L . - -- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


मा 


N 


दिल्ली : राजपान 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


-- 


सं . 55 ] 
No. 55 ] 


दिल्ली , सोमवार , अप्रैल 1 , 2013 / चैत्र 11 , 1935 
DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2013 /CHAITRA II , 1935 


[ रा. रा . रा . क्षे. दि . सं. ! 

IN. C. T. D. No. 1 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


वित्त ( राजस्व - I ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 1 अप्रैल , 2013 
सं . फा . 10(9)/ वित्त ( राज.- 1 )/ 12- 13/ डीएस VI /270.---दिल्ली आबकारी अधिनियम , 2009 ( 2010 का दिल्ली 
अधिनियम सं. 10 ) की धारा 8 } की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 
दिल्ली आबकारी नियमावली , 2010 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं , अर्थात् :... 
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः - (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2013 कहा 

जायेगा । 


(2) 


ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 


• 


2. 


नियम 32 का संशोधन : - दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 32 में " लाइसेंसों का 
विवरण कॉलम में प्रविष्टि संख्या 22, 23 , 24 तथा 25 के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया 
जायेगा, अर्थात् : 


" 22 


23 


क्रम संख्या लाइसेंस का विवरण 

होटल, मोटल या गेस्ट हाऊस में निवासियों को उनके कमरों में देशी शराब 
परोसना 
फार्म एल - 15 में लाइसेंस धारक होटल, मोटल या गेस्ट हाऊस में निवासियों को 

| उनके कमरों में विदेशी शराब परोसना 
24 किसी होटल या मोटल से संलग्न बार / रस्टोरेंट में देशी शराब परोसना 
25 फार्म एल - 16 में लाइसेंस धारक होटल या मोटल में संलग्न बार / रस्टोरेंट में | 

| विदेशी शराब परोसना 


- 


- 


- 


- 


- 


1367 DG/2013 


( 1 ) 


- 


- - - - 


- - - -- 


- - ------- ----- 


___ ..- 


- - - . . 


.- - .. - 


.... . - - 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


3. 


नियम 51 का संशोधन : - दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 51 में उपनियम (10) के 
खंड ( ङ) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : 


- 


- 


क्रम संख्या नियम 51 (10 )( ङ ) 

होटल के मामले में फार्म एल - 15 तथा एल - 16 में लाइसेंस देने के लिये पर्यटन 
विभाग, भारत सरकार से प्रमाण - पत्र तथा गेस्ट हाऊस के मामले में फार्म 
एल - 15 में लाइसेंस देने के लिये पर्यटन विभाग , दिल्ली सरकार से प्रमाण - पत्र 
तथा फार्म एल - 15 / एल - 16 में मोटल को लाइसेंस प्रदान करने हेतु मोटल के 
निर्माण की अनुमति के लिये संबंधित नगर निगम से प्रमाण पत्र । " । 


- 


नियम 154 का संशोधन : - (i) दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 154- के उपनियम ( 2 ) 
की तालिका " अन्य फीस दरों की लाइसेंस फीस " में कॉलम संख्या 4 के क्रम संख्या 17 , 18 तथा 
19 में प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : - . 


क्र० सं० 


"17 


18 


लाइसेंसों का विवरण 
होटल, मोटल या गेस्ट हाऊस में निवासियों को उनके कमरों में देशी शराब परोसना । 
फार्म एल - 15 में लाइसेंस धारक होटल, मोटल या गेस्ट हाऊस में निवासियों को 
उनके कमरों में विदेशी शराब परोसना 
किसी होटल या मोटल से संलग्न बार / रस्टोरेंट में देशी शराब परोसना 


19 


( ii) क्रम संख्या 19 के कॉलम संख्या 5 में प्रविष्टि "5 सितारा से ऊपर " प्रविष्टि के नीचे निम्नलिखित 
प्रविष्टि शामिल की जायेगी, अर्थात् : 


तक 


वर्ग 

75 कवर 75 कवर 

से ऊपर 

( रुपये में ) (रुपये में ) 
मोटल* 
डीलक्स 

7 ,00 , 000 9 , 00 , 000 
प्रथम श्रेणी 

6, 00, 000 8,00 ,000 
* पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत मोटल अपने वर्गीकरण में संशोधन होने तक वर्ग के अनुसार 
लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगे । 


दिन - रात शराब परोसने का शुल्क :-- 


5 सितारा - 30,00,000 / - रुपये 
5 सितारा डीलक्स तथा ऊपर - 40,00, 000 / - रुपये 
मोटल (डीलक्स) - 20,00 ,000 / - रुपये * 


* जैसे शर्तों में परिभाषित है । " 


(iii ) कॉलम संख्या 4 के क्रम संख्या 20 पर प्रविष्टि में होटल शब्द के पश्चात् " या मोटल शब्द 
जोड़े जायेंगे । 


PARTIV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


5. 


नियम 154 में संशोधन : - दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के उपनियम (4) की तालिका " अन्य 
शुल्क (परमिट / पास / आयात /निर्यात) " कॉलम 4 तथा 5 की क्रम संख्या 10 तथा 13 की 
प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : 


- 


क्रम 

1. लाइसेंसशुद्धा परिसर के अलावा अन्य 5, 000 
संख्या 10 स्थान पर देशी तथा विदेशी शराब 

परोसना । 
2. जिस मोटल / बैंक्टहाल / फार्महाउस | 15,000 

जिसके पास परिसर में शराब परोसने का 
लाइसेंस नहीं है वहां देशी तथा विदेशी 

शराब परोसना । 
| क्रम 

1. होटल, मोटल, क्लब , तथा रेस्टोरेंट में 5,000 
संख्या 13 अस्थायी स्थान पर देशी तथा विदेशी 

शराब परोसना । 
2. केवल एल - 15 लाइसेंस रखने वाले | 10,000 

होटल , मोटल, तथा गेस्ट हाऊस में 
अस्थायी स्थान पर देशी तथा विदेशी 
शराब परोसना । 

। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

. के आदेश से तथा उनके नाम पर, 

रविन्द्र कुमार , उप - सचिव - VI (वित्त ) 
FINANCE (REVENUE - 1) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 1st April ,2013 
No. F. 10(9 )/ Fin .( Rev- 1)/ 12 - 13 /ds V1/270 . — In exercise ofthe powers conferred by sub - section (1) of Section 81 
of the Delhi Excise Act, 2009 (DelhiAct 10 of 2010 ), the Government of NationalCapital Territory ofDelhi herebymake the 
rules to further amend the Delhi Excise Rules, 2010 namely :--- 


___ 1 . Short Title and Commencement .- ( 1 ) These rules may be called the Delhi Excise 

(Amendment) Rules , 2013 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette 
2 . Amendment of rule 32 .- 9n rule 32 of the Delhi Excise Rules, 2010, for entries in the 

column Details of Licenses against Sr. No.22, 23 ,24 and 25 , the following shall be 
substituted , namely : - 


Sr. No . 


Detail of License 


" 22 


Service of Indian Liquor in a hotel,motel or guest house to residents in their rooms 
Service of Foreign Liquor in a hotel,motel or guest house to residents in their room 
to the holder of license in form L - 15 . 
Service of Indian Liquor in a bar/ restaurant attached to a hotel or motel. 


24 


25 


Service of Foreign Liquor in a bar/ restaurant attached to a hotel or motel to the 
holder of License in Form L - 16 ." 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


LA 


3. Amendment of rule 51 .- In rule 51 of the Delhi Excise Rules, 2010 in sub rule ( 10 ) for 

clause (e ), the following shall be substituted , namely : - . 
S .No. Rule 51 (10 ) (e ) 
“ (e ) 

Certificate From Tourism Department, Government of India for grant of License 
in Form L - 15 and L - 16 in case of hotels and certificate from the Tourism 
Department Government of National Capital Territory of Delhi for grant of 
License in Form L - 15 in case of Guest Houses and permission to construct motel 
from respective Municipal Corporation in case of grant of license in form of L 
15 /L - 16 to Motels ." 


Amendment of rule 154 .- (1)in the Delhi Excise Rules, 2010, in rule 154 in sub -rule (2), 
in the table ‘License fee of other Rates of fees, for entries in column no.4 against 
Sr.No .17, 18 and 19 , the following shall be substituted , namely: 


S . No 
“ 17 


Description of Licenses 
Service of Indian Liquor in a hotel, motel or guest house to residents in 
their rooms 
Service of Foreign Liquor in a hotel, motel or guest house to residents in 
their room to the holders of license in form L - 15 . 
Service of Indian Liquor in a bar/restaurant attached to a hotel or motel” 


19 


( ii) In Sr.No.19, in column no.5 below the entry ‘ Above 5 star ”, the following entries shall be 
inserted, namely : - 


LWL 


Category 

Up to 75 | Above 75 
covers covers ( in 

(in Rs.) | Rs.) 
Motels * 
Deluxe 

7 , 00 , 000 9 ,00 , 000 
First Class 

6 , 00 , 000 8 ,00 ,000 
* The Motels already classified by, Govt. Of India , Ministry of Tourisim , shall pay the License 
fee on the basis of that classification until their reclassification . 


Fee for service of liquor round the clock : 

(i) 5 Star- 30,00 ,000 / 
( ii ) 5 Star Deluxe and above- * 40 ,00 ,000 / 

( iii) Motels (Deluxe ) * 20,00,000 /-* 
* As defined in the terms and conditions. ” 


(iii ) In entry at Sr. No.20 , in column no .4 after the word hotel , the words or motel shall be 
inserted . 


5 . Amendment of rule 154 .- In the Delhi Excise Rules, 2010 , in sub -rule (4 ), in the table 

Other Fees (Permit/Pass /Import/Export) , for the entries column no .4 and 5 at S . Nos. 10 
and 13 , the following shall be substituted , namely : 


ना 


- 


- 


- 


- 


PARTIM 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


| S . No . 10 


I. Service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a place 5 ,000 

other than the licensed premises 
II. Service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a | 15, 000 

motel/banquet hall/ farm house not having any license to 
serve liquor "on" the premises. 


S . No .13 | 


I. Service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a 5, 000 

temporary place at hotel, motel, club and restaurant . 
II. Service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a guest | 10, 000 

house /hotels/motels having only L - 15 license . 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of 

National Capital Territory of Delhi, 
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.- VI ( Finance ) 


भूमि एवं भवन विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 1 अप्रैल , 2013 
सं. एफ . 11( 39) / 2008 / भू. व भ./ भू. अ./ 21. - भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 48 की उप - धारा 1 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित भूमि को अधिग्रहण संख्या एफ . 15( iii )/ 59/ LSG दिनांक 
13- 11 - 59 की धारा 4 और घोषणा धारा 6 संख्या एफ . 15( 9 )/ 61/LSG दिनांक 5 - 7-- 1963 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 
द्वारा अधिसूचित की गई थी , को अधिग्रहण से मुक्त करते हैं । 

विशिष्ट विवरण 


गांव का नाम 


खसरा नं . 


, कुल क्षेत्र 
( बीघा - बिस्वा ) 


( बीघा - बिस्वा ) 


शकूरपुर 


17 - 03 


79 


17 - 03 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश तथा नाम पर , 

विनय कुमार , अतिरिक्त सचिव ( भू. व भ. ) 
LAND AND BUILDING DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi ,the 1stApril , 2013 
No . F. 11(39 )/08 /L & B / LA /21. - In exercise ofthe powers conferred by sub-section (1) of Section 48 of the Land . 
Acquisition Act, the Lt. Governor, Delhi is pleased to withdraw the following area from acquisition covered by Notification 
No . F. 15 (iii )/ 59 / LSG dated 13 - 11 - 1959 under Section 4 and Declaration No . F. 15 ( 9 )/ 61/LSG under Section 6 of the 
L . A. Act, 1894. 

SPECIFICATION 


Khasra No . 


Village/ 
Locality 


Total Area 
( Bigha - Biswa ) 


Arca 
(Bigha-Biswa) 


Shakurpur 


17- 03 


79 


17- 03 


1367 87/ 13 - 2 


By Order and in the Name of the 

__ Lt. Governor of Delhi, 
VINAY KUMAR, Addl. Secy. ( L & B ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


राज्य चुनाव आयोग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 1 अप्रैल, 2013 
सं. फा . एसईसी / दि.न.नि .( प्रशा. )/ उप - चुनाव / 2013 / 4007. - आयोग की अधिसुचना संख्या 
एसईसी /दिन०नि० / प्रशा0 / सा0 - चुनाव / 2215 - 16 दिनांक 22 / 02 / 2012 और संख्या 3256 दिनांक 
09 / 03 / 2012 में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप, दिल्ली नगर निगम ( संशोधन ) अधिनियम, 2011 द्वारा 
यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7सी के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त हुई शक्तियों के 
अनुसरण में , मैं , राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके द्वारा राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से नीचे तालिका के कॉलम संख्या - 2 में दर्शाए गये अधिकारियों 
को उनके सामने कॉलम - 3 में दर्शाए गये उत्तरी दिल्ली / पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वार्ड के लिये 
सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूँ । सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी 
के रूप में नियुक्त ये अधिकारी दिल्ली नगर निगम ( पार्षदों का चुनाव ) नियमावली, 2012 के नियम 8 के 
प्रावधानों के अर्न्तगत उत्तरी दिल्ली / पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आगामी उप चुनाव के लिए उनके सामने 
दर्शाए गए वार्ड के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी, के रूप में भी नियुक्त करता हूँ । 

तालिका 
क्रम संख्या | नाम, पदनाम एंव सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी एंव नम्बर एंव वार्ड व नगर निगम 
सहायक रिर्टिनिग अधिकारी का पता 

का नाम 
2 . 
श्री राम केश मीना, असिस्टेंट वेल्यु एडिड टैक्स अधिकारी, 43 - नांगलोई पूर्वी 
व्यापार व कर विभाग , दिल्ली सरकार, व्यापार भवन , | उत्तरी दिल्ली नगर निगम 
दिल्ली - 02 
श्री धनेशवर एम . भडगरे असिस्टेंट वेल्यु एडिड टैक्स 
अधिकारी, 
व्यापार व कर विभाग, दिल्ली सरकार, व्यापार भवन , 
दिल्ली - 02 
श्री हरेन्दर सिंह असिस्टेंट वेल्यु एडिड टैक्स अधिकारी , 256 - यमुना विहार 
व्यापार व कर विभाग , दिल्ली सरकार, व्यापार भवन , पूर्वी दिल्ली नगर निगम 
दिल्ली - 02 
श्री गोकल चन्द मीना ,असिस्टेंट वेल्यु एडिड टैक्स 
अधिकारी , 
व्यापार व कर विभाग, दिल्ली सरकार, व्यापार भवन , 
दिल्ली - 02 


- 


-- 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


STATE ELECTION COMMISSION 

NOTIFICATIONS 

Delhi,the 1st April, 2013 
NO . F. SEC / 

MCD (Admn.)/By - Election /2013/4007.- - In partial modification of Commission s 
Notification No. SECİMCD (Admn.)/General Election / 2012/2215- 16 dated 22/02/2012 & No . 
3256 dated 09 /03 / 2012 and in pursuance of the powers conferred under Section 7B of the 
Delhi Municipal Corporation Act, 1957 , as amended by Delhi Municipal Corporation 
(Amendment) Act 2011 , I Rakesh Mehta , State Election Commissioner oi National Capital 
Territory of Delhi, hereby appoint, in consultation with the Govt. o NCT of Delhi, the Officers 
shown in column No . 2 of the table below , as Assistant Electoral Registration Officers for the 
wards of North Delhi/ East Delhi Municipal Corporation as shown against each in Column No. 
3 . The Officers so appointed as Assistant Electoral Registration Officers are also appointed as 
AssistantReturning Officers for the wards shown against each , under the provisions of rule 8 of 
the Delhi Municipal Corporation ( Election of Councillors) Rules 2012 , in connection with the 
forthcoming Bye - Election to North Delhi/East DelhiMunicipalCorporation . 

TABLE 


S.No . 


Name, Designation & Address of the Officers 
appointed as Assistant ElectoralRegistration 
Officer & Assistant Returning Officer 


No . and Name of Ward and 
of the Municipal 
Corporation 


( 3 ) 


13 - Margisi Esot 
of North Delhi Municipal 
Corporation 


Sh . Ram Kesh Meeria , Assi . Value xaiced Tax 
Officer, . 
Deptt. Of Trade & Taxes , 
Govt. of NCT of Delhi, 
Vyapar Bhawan , Delhi- 02 
Sh . Dhyaneswar M . Bhadgare , Asstt. Value Added 
Tax Officer, 
Deptt. Of Trade & Taxes , 
Govt. of NCT of Delhi, 
Vyapar Bhawan , Delhi-02 
Sh . Harender Singh , Asstt. Value Added Tax Officer, 
Deptt. Of Trade & Taxes , 
Govt. of NCT of Delhi, 
Vyapar Bhawan , Delhi-02 
Sh . Gokal Chand Meena , Asstt. Value Added Tax 
Officer, 
Deptt . Of Trade & Taxes . 
Govt. of NCT C Pelhi, 
Vyapar Bhawan , Delhi- 02 


256 - Yamuna Vihar 
of East Delhi Municipal 
Corporation 


1367 26/ 13 - 3 


ma 


[ PARTIV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


___ सं. फा . एसईसी /दि.न.नि./ उप - चुनाव / 2013/ 4005.- दिल्ली नगर निगम ( संशोधन ) 
अधिनियम, 2011 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके अधीन बने नियमों एवं इस विषय से संबंधित सभी प्रावधानों के 
अनुरूप मैं , राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके द्वारा राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नीचे तालिका के कॉलम संख्या 02 में दर्शाये गये अधिकारियों को 
उनके सामने कॉलम 03 में दर्शाए गये वार्ड व नगर निगम के लिए आगामी उप चुनावों, के लिए 
चुनाव व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करता हूँ । 

तालिका 


क्रम संख्या 


नम्बर एंव वार्ड व नगर निगम का नाम 

3 
43 - नांगलोई पूर्वी 
उत्तरी दिल्ली नगर निगम 


नम, पद्नाम एवं चुनाव व्यय पर्यवेक्षक का पता 

2 
___ श्री वी . पी . रंजन , डी . सी . ए., नेताजी सुभाष 
इन्सटीच्युट टैक्नोलोजी (एन.एस. आई. टी ) दिल्ली 
सरकार, आजाद हिन्द फौज मार्ग, सैक्टर - 3 , 

द्वारका, नई दिल्ली - 110078 
श्री अनिल भारद्वाज, डी . सी. ए. जी . बी . पंत अस्पताल , 
दिल्ली सरकार 2, जे. एल . नेहरू मार्ग, 

दिल्ली - 110002 


2. 


256 -- यमुना विहार 
पूर्वी दिल्ली नगर निगम 


राकेश मेहता , राज्य चुनाव आयुक्त 


NO. F. SEC /MCD (Admn.)/By- Election/2013/4005 .- - In pursuance of the powers 
conferred under Section 7 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 , as amended by 
Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act 2011, and the rules made there under 
and under all other enabling provisions on this subject I, Rakesh Mehta, State Election 
Commissioner, National Capital Territory of Delhi, hereby appoint the Officers of the 
Govt. of National Capital Territory of Delhi as shown in column 2 of the table below as 
ELECTION EXPENDITURE ORSERVERS in connection with the forthcoming Bye 
election for the wards and Municipal Corporation Shown against each : 


TABLE 


S .No . 


Name, Designation & Address of the Election 
Expenditure Observer 

_ _ ( 2 ) 
Sh. V. P . Ranjan , DCA 
Netaji Subash Institue of Technology ( NSIT), 
Govt. ofNCT of Delhi 
Azad Hind Fauz Marg , Sector - 3 , Dwarka , 
New Delhi- 110078 


INo. & Name of Ward & of 
the Municipal Corporation 

139 
43 - Nangloi East 
in North DelhiMunicipal 
Corporation 


___ 1 . 


Sh . Anil Bhardwaj, DCA 
G . B . Pant Hospital, 
Govt. of NCT of Delhi 
2 , J. L Nehru Marg , Delhi - 110002 


256 - Yamuna Vihar 
in East Delhi Municipal 
Corporation 


RAKESH MEHTA , State Election Commissioner 


PARTIVI 


. DELHI GAZETTE: EXTRAORDINARY 


- 


a 


parn 


. 


In 


. 


. 


. 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


व्यापार एवं कर विभाग 


( नीति शाखा ) 


अधिसूचना 


दिल्ली , 1 अप्रैल , 2013 
___ सं. फा . 7( 433)/ नीति -II/ वैट / 2012 / 1464 - 74... अधिसूचना सं. फा . 7/ 433/ नीति -II/ वैट/ 2012/1429 - 38 दिनांक 21 -3- 2013 
जोकि फार्म टी -2 में दी जाने वाली सूचना से संबंधित थी , की निरंतरता में , जिसके द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि व्यापारी द्वारा 
दिल्ली के बाहर से खरीदी गई अथवा स्टॉक अंतरण के द्वारा प्राप्त की गई सभी वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के दिल्ली की सीमा में 
वास्तविक आगमन से पूर्व, इनवाइस एवं जी. आर. नोट का विवरण , अपने लॉगिन आई डी और पासवर्ड का प्रयोग करके , उस अधिसूचना 
के साथ संलग्न संशोधित प्रपत्र टी - 02 के साथ ऑन लाइन दाखिल करेंगे , मैं , प्रशांत गोयल , आयुक्त , मूल्य संवर्धित कर , राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार , दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2104 की धारा 70 की उप - धारा ( 3 ) के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) 
के अंतर्गत मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त निर्देश देता हूँ कि यदि गाड़ी का नंबर पहले से उपलब्ध नहीं है , 
तब भी प्रपत्र टी - 02 को बिना गाडी के नंबर के भरा जाएगा तथ माल को दिल्ली के व्यापारी द्वारा प्राप्त करने के 24 घण्टे के भीतर . 
गाडी के नंबर को आनलाइन अपडेट किया जाएगा । यद्यपि , उन मामलों में जहाँ की पूर्ण सूचना प्रपत्र टी - 02 में माल के दिल्ली में 
दाखिल होने से पहले नहीं भरी जाती है, दिल्ली के व्यापारी द्वारा उस माल को तब तक प्रयोग /विक्रय/डिस्पैच नहीं किया जाएगा जब 
तक कि प्रपत्र टी - 02 में गाड़ी का नंबर अपडेट नहीं किया जाता । 

प्रशांत गोयल , मूल्य संवर्धित कर 


DEPARTMENTOF TRADE AND TAXES 

(POLICY BRANCH ) 

NOTIFICATION 

Delhi, the 1st April, 2013 
NO. E. 7 ( 433 )/ Policy-II / VAT/ 2012/ 1464- 74. — In continuation of Notification No. F. 7( 433 )/ Policy - II /VAT / 2012/ 
1429 - 38 dated 21-3 -2013 regarding submission of information in Form T-2 , vide which it was directed that the details of 
Invoice and Goods.Receipt Note in respect of all goods purchased /received as stock transfer from outside Delhi, sliall be 
submitted by the dealers online, using their login id and password, before the goods physically enter the boundary of 
Delhi , in the revised Form T- 2 annexed with the said Notification, 1, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax , 
GovernmentofNational Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1) read with 
sub -section 3 of Section 70 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 , do hereby further direct that if the vehicle nuinber is not 
available in advance , Form T- 2 would need to be filed without vehicle number and the vehicle number would need to be 
updated within 24 hours of receipt of the goods by the Delhi dealer. However, in cases where the complete information in 
Form T-2 is not filed online before the goods inter Delhi, the Delhi dealer shall not dispose of/ sell /dispatch such goods till 
the vehicle number in Form T -2 is updated online . 

PRASHANTGOYAL , Commissioner, Value Added Tax 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

दिल्ली, 1 अप्रैल , 2013 
सं . फा. 21/ 60 / सचिव / एसटीए / 2009/ 44.--- मोटर वाहन अधिनियम , 1988 (1988 का 
59) की धारा 2 के खंड (41 ) के साथ पठित धारा 68 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , एततद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली हेतु राज्य परिवहन अधिकरण को निम्न रूप से पुनर्गठित करते है: 
1. संचव एवं आयुक्त, परिवहन 

अध्यक्ष 
2. श्री महेन्द्र यादव , पूर्व विधायक , 

सदस्य 
___ 114,बागडोला, पालम, नई दिल्ली - 45 
3. श्री देवेन्द्र यादव , विधायक, बादली ( एसी - 05 ) 

सदस्य 
4. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त , यातायात / मुख्यालय 

सदस्य 
___ 5. सचिव , एसटीए 

सदस्य – सचिव 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल . 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
पुनीत कुमार गोयल, सचिव एवं आयुक्त ( परिवहन ) 


TRANSPORT DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


Delhi, the 1st April, 2013 
___ No. E. 21/60/Secy./STA/ 2009/44.-- - In exercise of the powers conferred by sub 


section (1) of section 68 read with clause (41) of section 2 of Motor Vehicles Act 1988 , (59 of 


1988 ), the Lieutnant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby re-constitutes 


the State Transport Authority for the National Capital Territory of Delhi as under : 
1. Secretary-cum - Commissioner, Transport 

Chairman 
2. Sh. Mahender Yadav, Ex MLA 

Member 
114, Bagdola, Palam, New Delhi - 45 
3. Sh. Devender Yadav , MLA, Badli ( AC- 05 ) - Member 
4. Additional Commissioner of Police, Traffic/ HQ . 

Member 
5 . Secretary, STA 

Member - Secretary 
By Order and in the Nameof the Lt. Governor of 

National Capital Territory of Delhi, 
___ PUNEET K . GOEL, Secy.-cum- Commissioner ( Tpl .) 


- 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri: New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


